रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004/ 99 


REGD. NO . D . L. -33004/ 99 


सत्यापयत 


भारतका राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 


भाग 1 - खण्ड3 - उप- खण्ड ( 11 ) 
PART II - Section 3 -- Sub - section (iii ) 


4 


प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं . 6 ] 


No . 6] 


नई दिल्ली , शक्रवार , जून 11, 1999 / ज्येष्ठ 21 , 1921 
NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 11 , 1999 / JYAISTHA 21, 1921 


भारत निर्वाचन आयोग 

अधिसूचना 

मई दिल्ली , 8 जून , 1999 
आ . अ 6.( अ ). -निर्वाचनों का संचालन भियम, 1961 के नियम 5 और 10 के साथ पठित भारत के संविधान के अनुच्छेद 324 द्वारा प्रदत 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इस निमित्त उसे समर्थ बनाने वाली अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत निर्वाचन आयोग एतदद्वारा निर्वाचन 
प्रतीक ( आरक्षण और आवंटन ) आदेश, 1968 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश करता है , अर्थात् : 

1. संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ : 
( 1 ) इस आदेश को निर्वाचन प्रतीक ( आरक्षण ओर आवंटम ), ( द्वितीय संशोधन ) आदेश , 1999 कहा जाएगा । 
( 2) यह भारत के राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा । 

2. पैरा - 2 का संशोधन : --निर्वाचन प्रतीक ( आरक्षण और आवंटम ) आदेश, 1968 में ( इसके बाद इसे " मूल आदेश " के रूप में सन्दर्भित 
किया जाएगा ), पैरा 2 में , ( क ) उप पैरा ( 1 ) के खण्ड (i ) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जाएगा , अर्थात् : 

" (i ) " राज्य " में दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र और संघ राज्य क्षेत्र पांडिचेरी सम्मिलित है , " . 
. ( ख ) यदि उप - पैरा ( 1 ) के खण्ड ( अ ) में खण्ड के अन्त में आने वाले शब्द " तथा " को हटा दिया जाएगा और खण्ड ( अ ) के पश्चात् 
निम्नलिखित जोड़ा जाएगा , अर्थात् : - " ( अ )( ज ) " संघ राज्य क्षेत्र " से तात्पर्य दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र और संघ राज्य क्षेत्र, पांडिचेरी के 
अतिरिक्त अन्य संघ राज्य क्षेत्र है ; तथा " 

3. पैरा 7 का संशोधन :-- मूल आदेश के पैरा 7 में , उप - पैरा ( 2) में निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जाएगा अर्थात् : 

" बशर्ते, यदि राजनैतिक दल निर्वाधम प्रतीक ( आरक्षण और आवंटन ) ( द्वितीय संशोधन आदेश) , 1999 के आरम्भ होने के ठीक पहले किसी 
भी संघ राज्य क्षेत्र में राज्यीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त हो , तो वह केवल उसी संघ राज्य क्षेत्र में और केवल 13वीं लोक सभा के गठन के लिए उस संघ 
राण्य क्षेत्र में होने वाले अगले साधारण निर्वाचन के प्रयोजन के लिए ही ऐसे राज्यीय दल के रूप में इस प्रकार मान्यताप्राप्त बना रहेगा " 

4 . पैरा - १ का संशोपन : - मूल आदेश के पैरा 9 में खण्ड ( क ) के लिए निम्नलिखित खण्ड रखे जायेगें, अर्थात् : 
" ( क ) किसी अन्य राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के लिए मुक्त प्रतीकों की सूची में शामिल नहीं किया जाएगा, तथा " 
5 . पैरा 10 के लिए नए पैरा का प्रतिस्थापन : - मूल आदेश के पैरा 10 के लिए निम्नलिखित पैरा प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् : 


1745GI/ 99 


(I ) 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


. 


[ PART II - SEC. 3(iii) ] 


. 


" 10 . राज्यीय दल द्वारा अन्य राज्यों अथवा संघ राज्य क्षेत्रों में निर्वाचनों में खड़े किए गए अभ्यर्थियों के लिए रियायतें :--- यदि कोई राजनैतिक 
दल, जो किसी राज्य या किन्हीं राज्यों में राज्यीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त है, किसीनिर्वाचन में किसी भी अन्य राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के निर्वाचन 
क्षेत्र से जहां कि यह एक मान्यता प्राप्त राज्यीय दल नहीं है, कोई अभ्यर्थी खड़ा करता है तो , उस निर्वाचन क्षेत्र से अन्य सभी अभ्यर्थियों का अपवर्जन करते 
हुए उस दल के लिए उस राज्य या उम राज्यों में , जहां वह मान्यता प्राप्त राज्यीय दल है, आरक्षित प्रतीक , इसके बावजूद कि ऐसा प्रतीक ऐसे अन्य राज्य 
अथवा संघ राज्य क्षेत्र के लिए मुक्त प्रतिकों की सूची में विनिर्दिष्ट नहीं है, निम्नलिखित शतों में से प्रत्येक को पूरा करने पर , ऐसे अभ्यर्थी को आवंटित 
किया जाएगा, अर्थात् : 
( क ) कि उक्त दल मे, अपने द्वारा खड़े किए गए अभ्यर्थी को प्रतीक अनन्य रूप से आवंटित करने के लिए आवेदन ,निर्वाचन की अपेक्षा करने 

वाली अधिसूचना के शसकीय राजपत्र में प्रकाशित होने के पश्चात् उसके तीन दिन के भीतर , आयोग को दे दिया है ; 
( ख ) कि उक्त अभ्यर्थी ने अपने नाम निर्देशन - पत्र में यह घोषणा की है कि निर्वाचन में उक्त दल द्वारा उसे खड़ा किया गया है और यह कि दल 

ने ऐसे अभ्यर्थी के संबंध में पैरा 13 -क के साथ पठित पैरा 13 के खण्ड ( ख),( ग), (घ ) और ( इ) की अपेक्षाओं को भी पूरा किया 

है; और 
( ग) कि आयोग के विचार में ऐसे आवंटन के लिए आवेदन नामंजूर करने का कोई उधित आधार नहीं है, 

बशर्ते के ऐसे राज्यीय दल द्वारा, ऐसे राम में , जहां वह दल राण्यीय दल नहीं है और जहां उस राज्य में किसी अन्य राज्यीय दल के लिए वही 
प्रतीक पहले ही आरक्षित है , किसीनिर्वाचन में , किसी भी निर्वाचन क्षेत्र में , खड़े किए गए अभ्यर्थी पर इस पैरा में अन्तर्विष्ट कुछ भी लागू नहीं होगा " । 

6. पैरा -12 का संशोधन : - मूल आदेश के पैरा 12 में : 
( 1 ) उप - पैरा - 1 के लिए निम्नलिखित ठप- पैरा प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् : 
" (i ) किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के किसी निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन में , -- 
( क ) किसी राष्ट्रीय दल द्वारा खड़े किए गए अभ्यर्थी; अथवा 
( ख ) किसी ऐसे राजनैतिक दल द्वारा , जो उस राज्य में राज्यीय दल है, खड़े किए गए अभ्यर्थी; अथवा 
( ग ) पैरा 10 में निर्दिष्ट अभ्यर्थी ; 

से भिन्न कोई अभ्यर्थी इस पैरा में एतदद्वारा किए गए उपबन्धों के अनुसार, पैरा 17 के अधीन अधिसूचना द्वारा उस राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र 
के लिए मुक्त प्रतीकों के रूप में विनिर्दिष्ट प्रतीको में से एक को चुन लेगा तथा वही ठसे आवंटित किया जायेगा "; 

( i ) उप- पैरा ( 3 ) के खण्ड ( क ) के लिए , निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् : 

" ( क ) यदि उन कई अभ्यर्थियों में से केवल एक अभ्यर्थीकिसी ऐसे राजनैतिक दल द्वारा खड़ा किया गया है , जो इस समय अमान्यता प्राप्त 
राजनैतिक दल है , किन्तु जो उस राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में ऐसे निर्वाचन की अधिसूचना की तारीख से छह वर्ष पूर्व से अनधिक एक अमान्यता प्राप्त राज्यीय 
दल था , तो रिटर्निंग आफिसर ऐसे अमान्यता प्राप्त राजनैतिक दल द्वारा खड़े किए गए अभ्यर्थी को वह मुक्त प्रतीक आवंटित करेगा न कि किसी अन्य को , 

और, यदि उन कई अभ्यर्थियों में से, दो या अधिक अभ्यर्थियों को ऐसे अमान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों द्वारा खड़ा किया गया है , जो उस राज्य 
या संघ राज्य क्षेत्र में पहले अमान्यता प्राप्त राज्यीय दल थे, तो रिटर्निंग आफिसर लॉट द्वारा यह निश्चित करेगा कि उक्त राजनैतिक दलों द्वारा खड़े किए 
गए दो या अधिक अभ्यर्थियों में से किसे वह मुक्त प्रतीक आवंटित किया जाएगा और जिसके पक्ष में लॉट होगा उसी अभ्यर्थी को मुक्त प्रतीक आवंटित 
किया जाएगा न कि किसी अन्य को ; 

7. पैरा - 13 का संशोधन : - मुख्य आदेश के पैरा 13 के खण्ड ( घ ) में , " राण्य " शब्द के स्थान पर, " सम्बन्धित राज्य अथषा संघ राज्य 
क्षेत्र शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे । 

8. पैरा - 17 का संशोधन : - मुख्य आदेश के पैरा 17 में उप - पैरा ( 1 ) में खण्ड ( ग ) और ( घ ) के स्थान पर निम्मलिखित खण्ड प्रतिस्थापित 
किए जाएंगें , अर्थात् : 

" ( खख ) पैरा - 7 के उप पैरा ( 2 ) के परन्तुक के अध्यधीन राज्यीय दल, जो संघ राज्य क्षेत्रों में मान्यता प्राप्त है , संष राण्य क्षेत्र जिसमें वे राज्यीय 
दल है, और ऐसे संघ राजय क्षेत्रों में उनके लिए क्रमश: आरक्षित प्रतीक ; 

( ग ) अमान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों तथा वह था वे राज्य अथवा वह या वे संघ राज्य क्षेत्र जिनमें वे काम कर रहे हैं ; तथा 
( घ ) प्रत्येक राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र के लिए मुक्त प्रतीकों को विनिर्दिष्ट करते हुए सूचियां प्रकाशित करेगा " । 
१. पैरा - 19 का हटाया जाना :- - मुख्य आदेश के पैरा 19 को हटा दिया जाएगा । 

[ सं . 56/ 99 - न्यायिक - m ] 

आदेश से, 
के. जे. राव, सचिव 


. 


[ YPT II - 


453 ( iii ) ] 


. 


. 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


ELECTION COMMISSION OF INDIA 


NOTIFICATION 

New Delhi, the 8th June, 1999 
O .N . 6 ( E ).- In exercise of the powers conferred by Article 324 of the Constitution 
of India read with Rules 5 and 10 of the Conduct of Elections Rules , 1961, and all other 
powers çdabling it in this behalf , the Election Commission of India hereby makes the 
following Order to further amend the Election Symbols (Reservation and Allotment) Order , 
1968 , pamely : 
1. 

Short title and commencement : 
(1) This order may be called the Election Symbols (Reservation 
and Allotment) (Second Amendment) Order, 1999 . 
(2) It shall come into force on the date of its publication in the 

Gazette of India . 
2 . Amendment of paragraph 2 :- In the Election Symbols (Reservation 
and Allotment) Order , 1968 (hereinafter referred to as the principal 
Order ), in paragraph 2, 

( a ) for clause (i) of sub -paragraph (1) , the following clause 
shall be substituted , namely : 

"(1) “ State” includes the National Capital Territory of Delhi and the 
Union territory of Pondicherry ; " 


LLC 


( b ) in clause (j ) of sub-paragraph (1), the word and occurring 
at the end of the clause shall be deleted and after clause (j), the following 
clause shall be inserted , namely :- . 

" ( ij) . “ Union territory " means Union territory other than the 
National Capital . Territory of Delhi and the Union territory of 

Pondicherry; and" 
3. Amendment of paragraph 7 : - In paragraph 7 of the principal Order , 
the following proviso shall be added to sub -paragraph (2 ), namely : 

“ Provided that if a political party is recognised as a State Party in 
any Union territory, immediately before the commencement of the 
Election Symbols (Reservation and Allotment) (Second Amendment) 
Order , 1999 , it shall continue to be so recognised as such State party only 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


(PART II - SEC. 3( ii ) ] 


in that Union territory and only for the purposes of the next general 
election to be held in that Union territory to constitute the 13th House of 
the People " . 


4 . Amendment of paragraph 9 :- In paragraph 9 of the principal 
Order, for clause (a ), the following clause shall be substituted , namely: 

" (a ) shall not be included in the list of free symbols for any other State 
· or Union territory , and” . 
5. Substitution of new paragraph for paragraph 10 : 

For paragraph 10 of the Principal Order , the following paragraph 
shall be substituted , namely : 

“ 10 . Concession to candidates set up by a State Party at elections 
in other States of Union territories : If a political party which is 
recognised as a State Party in some State or States, sets up a candidate at 
an election in a constituency in any other State or Union Territory in 
which it is not a recognised State party , then such candidate may , to the 
exclusion of all other candidates in the constituency, be allotted the 
symbol reserved for that party in the State or States in which it is a 
recognised State Party , notwithstanding that such symbol is not specified 
in the list of free symbols for such other State or Union territory, on the 
fulfillment of each of the following conditions, namely : 

(a) that an application is made to the Commission by the said 
party for exclusive allotment of that symbol to the candidate set up 
by it , not later than the third day after the publication in the 
Official Gazette of the notification calling the election ; 
(b) that the said candidate has made a declaration in his 
nomination paper that he has been set up by that party at the 
election and that the party has also fulfilled the requirements of 
clauses (b ), (c), (d ) and (e) of paragraph 13 read with paragraph 
13A in resepct of such candidate ; and 
(c) that in the opinion of the Commission there is no 
reasonable ground for refusing the application for such allotment. 

Provided that nothing contained in this paragraph shall 
apply to a candidate set up by a State Party at an election in any 


[ 477 Il - 


ug 3 ( ii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


constituency in a State in which that party is not a State Party and 
where the same symbol is already reserved for some other State 
Party in that State " , 


(a ) 


6 .Amendment of paragraph 12 : In paragraph 12 of the principal Order, 
(i) for sub -paragraph (1), the following sub-paragraph shall be substituted , 
namely : 

“ (1) Any candidate at an election in a constituency in a State or 
Union Territory, other than - 

a candidate set up by a National Party ; or 
(b ) a candidate set up by a political party which is a State party in that 

State ; or 
(c ) a candidate referred to in paragraph 10 ; 
shall choose and shall be allotted in accordance with the provisions 
hereafter set out in this paragraph , one of the symbols specified as free 
symbols for that State or Union territory by notification under paragraph 
17 . " ; 

(ii) for clause (a ) of sub -paragraph (3), the following clause shall 
be substituted , namely : 

“ (a) if of those several candidates, only one is a candidate set up 
by a political party , which is at present an unrecognised political party 
butwhich was a recognised State Party in that State or Union territory 
not earlier than six years from the date of notification of such election , 
the Returning Officer shall allot that free symbol to the candidate set 
up by such unrecognised political party and to no one else ; 

And, if those several candidates , two or more candidates are set up 
by such unrecognised political parties, which previously were 
recognised State Parties in that State or Union territory , the Returning 
Officer shall decide by lot as to which of these two ormore candidates 
set up by the said political parties that free symbol shall be allotted and 
allot that free symbol to the candidate on whom the lot falls and to no 
one else ; 


Husan199 - 2 


. 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II.- Sec. 3 ( it)] 


11111 


7. Amendment of paragraph 13 : In paragraph 13 of the principal 
Order, in clause (d ), for the word " state " , the words " State or Union 
Territory concerned " shall be substituted 
8 . Amendment of paragraph 17 : In paragraph 17 of the principal 
Order , in sub-paragraph (1), for clauses (c) and ( d) the following 
clauses shall be substituted, namely :- 


" (bb) subject to the proviso to sub -paragraph (2 ) of paragraph 7, 
the State parties , recognised in the Union territories , the Union 
territory in which they are State parties , and the symbols 
respectively reserved for them in such Union territories ; 
( c) the un- recognised political parties and the State or States 
or Union territory or Union territories in which they function ; and 
(d ) the free symbols for each State and Union territory ." . 


9. Deletion of paragraph 19: Paragraph 19 of the principal 
Order shall be deleted . 


[No. 56 / 99 -Judl.-III ] 

By Order , 


K .J.RAO , Secy . 


Printed by theManager ,Govt of India Press, Ring Road, Mayapuri,New Delhi-110064 

and Published by the Controllor of Publication , Delhi- 110054 


